निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 543) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018 


सं0 08 / आरोप - 01 - 315 / 2014सा0 - 3803 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

19 मार्च 2018 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 6820, दिनांक 12.05. 2015 द्वारा बेतिया नगर थाना कांड सं0 - 290 / 14 ( शौचालय 
निर्माण योजना में अनियमितता बरतने के आरोपों पर दर्ज) के क्रम में हिरासत अवधि एवं दिनांक 12.05. 2015 के 
प्रभाव से पुन: निलंबित तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 896 / 11 को 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 2005 के संगत प्रावधानों के आलोक निलंबन मुक्त 
किया जाता है । 

2. श्री कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु ) करेंगे । 

3. श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही (संकल्प 
ज्ञापांक - 14137 दिनांक 18. 10. 2016) के फलाफल के आधार पर किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 543-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


